रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 10042020-219032 

CG - DL - E - 10042020-219032 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1111 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 10 , 2020 / चैत्र 21 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , APRIL 10 , 2020 / CHAITRA 21 , 1942 


No.1111 ] 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 2020 
का.आ. 1251 ( अ ) .— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में 
निम्नलिखित घोषणाएं , जिनमें ऐसे अभ्यर्थियों का नाम अंतर्विष्ट है , जो राज्य सभा में पन्द्रह सदस्यों के रिक्त स्थानों 
को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं जो , 9 अप्रैल , 2020 को अपनी पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्त हो गए हैं , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं : 

घोषणा 


( 1 ) 
हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 

“ निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
1 . श्री दीपेन्द्र सिंह , 

जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे 
वीपीओ संघी , 

तहसील एवं जिला रोहतक ( हरियाणा ) । 
2 . श्री रामचंद्र जांगडा , 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे 
वार्ड नं . 6 , काठ मंडी , महम , , 
जिला रोहतक ( हरियाणा ) । 


1702GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे दो सदस्यों के , उस सदन में , स्थानों 
को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : हरियाणा विधान सभा सचिवालय , 

विधान भवन , चंडीगढ़ । 


तारीख : 18 मार्च , 2020 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर " । 


( 2 ) 


तेलंगाना राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“ निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
1 . श्री के . केशव राव , 

जो तेलगांना राष्ट्रीय समिति द्वारा खड़े 
हाऊस नं . 8-2-686 / 21 / ए , 

किए गए थे । 
एनबीटी नगर , बंजारा हिल्स , रोड नं . 12 , 
हैदराबाद , तेलगांना राज्य 

पिन -500034 
2 . श्री के.आर. सुरेश रेड्डी , 

जो तेलगांना राष्ट्रीय समिति द्वारा खड़े 
हाऊस नं.8-64 , 

किए गए थे । 
चोटपल्ली ग्राम , कम्मारपल्ली मंडल , 
निजामाबाद जिला , 
तेलगांना राज्य । 

अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे दो सदस्यों के , उस सदन में , स्थानों 
को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : हैदराबाद । 


तारीख : 18 मार्च , 2020 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर " । 


( 3 ) 


छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“ निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
1 . श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी ( नाम ) , 

जो भारतीय राष्ट्रीय 

राष्ट्रीय कांग्रेस 
3 , मोती लाल नेहरु मार्ग , 

( मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का 
नई दिल्ली - 110011 ( पता ) । 

नाम ) द्वारा खड़े किए गए थे , और 
2 . श्रीमती फूलो देवी नेतम ( नाम ) , 

जो भारतीय राष्ट्रीय 

राष्ट्रीय कांग्रेस 
हाऊस नं . 202 . 

( मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का 
इंदिरा गांधी वार्ड नं . 6 , 

नाम ) द्वारा खड़े किए गए थे 
ब्लॉक कालोनी , फराश गांव , 
जिला- कौंडागांव ( पता ) । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


स्थानों 


अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे दो सदस्यों के , उस सदन में , 
को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : रायपुर । 


तारीख : 18 मार्च , 2020 


रिटर्निंग आफिसर " । 


( 4 ) 


बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 
“ निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम , 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
1 . श्री अमरेन्दर धारी सिंह डी -285 , ब्लॉक - डी , 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 
डिफेंस कालोनी , 

खड़े किए गए 

थे । 
नई दिल्ली - 110024 
2 . श्री प्रेम चंद गुप्ता हाऊस नं . सी -39 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 
ब्लॉक - सी , 

खड़े किए गए थे । 
साऊथ एक्सटेंशन पार्ट || , 

नई दिल्ली -110049 
3 . श्री रामनाथ ठाकुर ग्राम + डाकघर - कर्पूरी ग्राम , 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) 
जिला- समस्तीपुर , 

द्वारा खड़े किए गए थे । 
पिन -848129 
4 . उमा काम्पलेक्स , फ्रेजर रोड , 

जो भारतीय जनता पार्टी 
पटना , पिन -800001 

द्वारा खड़े किए गए थे । 
5 . श्री हरिवंश नारायण सिंह 103 , उमाशांति अपार्टमेंट , 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) 
रांची विश्वविद्यालय , 

द्वारा खड़े किए गए थे । 
रांची -834008 
अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे पांच सदस्यों के , उस सदन में , स्थानों 
को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं । 


श्री विवेक ठाकुर 


स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय । 


तारीख : 18 मार्च , 2020 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर " । 


( 5 ) 


असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 


“ निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 


1 . 


जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट द्वारा खड़े किए गए 


थे । 


बिस्वजीत दायमेरी , 
5 नं . सुआगपुर , 
पोस्ट आफिस - सुआगपुर , 
पुलिस स्टेशन – गोरेसवर , 
जिला - बक्सा , असम । 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


थे । 


3 . 


2 


2 . भुबनेश्वर कालिता , 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए 
हाऊस नं . 20 , एम.जी. पथ , 
क्रिश्चयन बस्ती , जी.एस. रोड , 
दिसपुर , गुवाहाटी - 781005 
अजीत कुमार भुयान , 

स्वतंत्र । 
मस्कट रेजीडेंसी , 
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समीप , 
काहिलीपाडा रोड , 
पोस्ट आफिस काहिलीपाडा , 
पुलिस स्टेशन - दिसपुर , 
गुवाहाटी -781019 
जिला - कामरूप ( एम ) , असम 

अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे तीन सदस्यों के , उस सदन में , स्थानों 
को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : दिसपुर , गुवाहाटी - 6 


तारीख : 18 मार्च , 2020 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर " । 


( 6 ) 


हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 
“ निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2 ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
इंदु बाला गोस्वामी , 


ग्राम – गनखेत्र , डाकघर एवं तहसील - बैजनाथ , 
जिला- कांगड़ा ( हिमाचल प्रदेश ) - 176125 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे । 

अपनी पदावधि के अवसान पर 9 अप्रैल , 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे एक सदस्य के , उस सदन में , स्थान 
को भरने के लिए निर्वाचित हो गई है । 


स्थान : शिमला - 171004 


तारीख : 18 मार्च , 2020 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर " । 


[ फा . सं . एच .11024 / 1 / 2020 - वि . II ] 


डॉ . रीटा वशिष्ट , अपर सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


( Legislative Department ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th April , 2020 
S.O. 1251 ( E ) .— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 
of 1951 ) , the following declarations containing the names of the candidates elected to fill the seats in 
the Council of States of fifteen members , who retired on 09th April , 2020 on the expiration of their 
term of office , are published for general information : 


DECLARATION 


( 1 ) 
Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the 
State of Haryana . 

" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of Conduct of Elections 
Rules , 1961 , I declare that 


1 . 


Sponsored by Indian National Congress 


Shri Deepender Singh , 
VPO Sanghi , 
Tehsil & District Rohtak ( Haryana ) 


2 . 


Sponsored by Bharatiya Janata Party , 


Shri Ram Chander Jangra 
Ward No. 6 , Kath Mandi , Meham , 
District Rohtak ( Haryana ) 


have been duly clccted to fill the scats in that Housc of two Members retiring on the 9th April , 2020 , 
on thc cxpiration of their term of office . 


Place : Haryana Vidhan Sabha Secretariat , 

Vidhan Bhawan , Chandigarh . 
Dated : The 18th March , 2020 . 


Sd 


Returning Officer ” . 


( 2 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the 
State of Telangana . 


“ In pursuance of the provisions contained in Sub - Section ( 2 ) of Section 53 of the 
Representation of the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of conduct of Election 
Rules , 1961 , I declare that : 


1 . 


SRI K. KESHAVA RAO 


Sponsored by 
TELANGANA RASHTRA SAMITHI 


H.No.8-2-686 / 21 / A . 
NBT Nagar , 
Banjara Hills , Road No. 12 , 
Hyderabad , 
Telangana State . 
Pin - 500 034 


2 . 


SRI K.R. SURESH REDDY 


Sponsored by 
TELANGANA RASHTRA SAMITHI . 


H.No.8-64 , 


Choutpally Village , 
Kammarpally Mandal , 
Nizamabad Dist , 
Telangana State . 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


have been duly elected to fill the seats in that House of two Members retiring on 09.04.2020 
on the expiration of their term of Office . 


Hyderabad , 


Date : 18.03.2020 . 


Sd 


Returning Officer ” . 


( 3 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the 
State of Chhattisgarh . 


“ Declaration of the result of Election under sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation 
of the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Election Rules , 1961 , I 
declare that - 


Shri Kavi Tejpal Singh Tulsi ( Name ) 
3 , Motilal Nehru Marg , 
New Delhi , 110011 ( Address ) 


Sponsored by Indian National 
Congress ( Name of the recognized 
Political party ) , and 


Smt . Phulo devi Netam ( Name ) 
House No. - 202 , 
Indira Gandhi Ward No.- 6 . 
Block Coloni , Farasgaon , 
Distt . – Kondagaon ( Address ) 


Sponsored by Indian National 
Congress ( Name of the recognized 
Political party ) 


have been duly elected to fill the seat in that House of two members retiring on 9th April , 2020 
on the expiration of their term of office . 


Place : Raipur 


Date : 18 March , 2020 


Sd 


Returning Officer ” . 


( 4 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the 
State of Bihar . 


“ In pursuance of the provisions contained in Sub - section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 , I declare that - 


1 . 


Sri Amarendra Dhari Singh 


D - 285 . Block - D 


Sponsored 

by 
Rashtriya Janata Dal 


Defence Colony , 


New Delhi - 110024 


2 . 


Sri Prem Chand Gupta 


House No. C - 39 , 


Sponsored 

by 
Rashtriya Janata Dal 


Block - C . 


South Extension Part - II , 


New Delhi - 110049 


3 . 


Sri Ramnath Thakur 


Janata 


Vill + Post- Karpoori Gram , 
Distt.- Samastipur 
Pin - 848129 


Sponsored by 
Dal ( United ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


4 . 


Sri Vivek Thakur 


Uma Complex , 
Fraser Road , Patna 


Sponsored 

by 
Bharatiya Janata Party 


Pin - 800001 


5 . Sri Haribansh Narayan Singh 103 , Umashanti Apartment , 

Sponsored by Janata 
Ranchi University , 

Dal ( United ) 
Ranchi - 834008 
has been duly elected to fill the seats in that House of five members retiring on 09th April , 
2020 on the expiration of their term of office . 


Place : Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya 
Date : 18th March , 2020 


Sd 


Returning Officer ” . 


( 5 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the 
State of Assam . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the 
Representation of the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 , I declare that - 


1 . 


Sponsored by Bodoland Peoples Front 


Biswajit Daimary , 
5 No. Suagpur , 
P / O - Suagpur , 
P / S - Gorcswar , 


Distt.- Baksa , Assam 


2 . 


Bhubaneswar Kalita 


Sponsored by Bharatiya Janata Party 


House No.20 , M.G. Path , 
Christian Basti , G.S. Road , 
Dispur , Guwahati- 781005 


3 . 


Independent 


Ajit Kumar Bhuyan 
Mascot Residency , Adjacent Central 
Bank of India , 
Kahilipara Road , P / O - Kahilipara , 
P / S - Dispur , Guwahati - 781019 , 
Distt . - Kamrup ( M ) , Assam 


have been duly elected to fill the seats in that House of three Members retiring on the 9th April , 2020 
on the expiration of their term of Office . 


Place : Dispur , Guwahati - 6 
Date : 18th March , 2020 . 


Sd 


Returning Officer ” . 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 6 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the 
State of Himachal Pradesh . 


" In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) / sub - section ( 3 ) of section 53 of 
the Representation of the People Act , 1951 , read with sub - rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of 

, ( 
Elections Rules , 1961 , I declare that : - 


Indu Bala Goswami , 


Village - Gankheter , P.O & Tehsil- Baijnath , 

Distt.- Kangra ( H.P ) -176125 . Sponsored by Bharatiya Janata Party 
has been duly elected to fill the seat in that House of one Member retiring on 09.04.2020 on the 
expiration of their term of office . 


Place : Shimla - 171004 


Date : 18-3-2020 


Sd 


Returning Officer ” . 


[ F. No. H.11024 / 1 / 2020 - Leg . II ] 
Dr. REETA VASISHTA , Addl . Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 2020 
का.आ. 1252 ( अ ) . लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अधीन जारी 
अधिसूचना सं . 1014 ( अ ) तारीख 6 मार्च , 2020 के अनुसरण में हरियाणा , तेलगांना , छत्तीसगढ़ , बिहार , असम और 
हिमाचल प्रदेश विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के पन्द्रह निर्वाचित सदस्यों के स्थानों को भरने 
के प्रयोजन के लिए , जो पन्द्रह सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से उनकी पदावधि का 9 अप्रैल , 2020 को अवसान हो जाने 
के कारण रिक्त हो गए हैं , निर्वाचन किए गए हैं ; 

अत : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 71 के अनुसरण में पूर्ववर्णित छह ( 6 ) 
राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा , निर्वाचित सदस्यों के नाम , सर्वसाधरण की जानकारी के लिए 
अधिसूचित किए जाते हैं : 


क्रम सं . 


सदस्य का नाम 


राज्य 


1 . 


श्री दीपेन्द्र सिंह , 


हरियाणा 


2 . 


श्री रामचंद्र जांगडा 


हरियाणा 


3 . 


श्री के . केशव राव 


तेलगांना 


4 . 


तेलगांना 


5 . 


छत्तीसगढ़ 


श्री के.आर. सुरेश रेड्डी 
श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी 
श्रीमती फूलो देवी नेतम 
श्री अमरेन्दर धारी सिंह 


6 . 


छत्तीसगढ़ 


7 . 


बिहार 


8 . 


श्री प्रेम चंद गुप्ता 


बिहार 


9 . 


श्री रामनाथ ठाकुर 


बिहार 
बिहार 


10 . 


श्री विवेक ठाकुर 
श्री हरिवंश नारायण सिंह 


11 . 


बिहार 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


12 . 


बिस्वजीत दायमेरी 


असम 


13 . 


भुबनेश्वर कालिता 


असम 


14 . 


अजीत कुमार भुयान 


असम 


15 . 


इंदु बाला गोस्वामी 


हिमाचल प्रदेश 
[ फा . सं . एच .11024 / 1 / 2020 - वि . II ] 


डॉ . रीटा वशिष्ट , अपर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th April , 2020 
S.O. 1252 ( E ) .— Whereas elections have been held , in pursuance of notification number 
S.O. 1014 ( E ) dated the 6th March , 2020 issued under section 12 of the Representation of the People 
Act , 1951 ( 43 of 1951 ) , for the purpose of filling the seats of fifteen members of the Council of States 
elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Haryana , Telangana , 
Chhattisgarh , Bihar , Assam and Himachal Pradesh , which fell vacant on the retirement of fifteen 
members on the expiration of their term of office on 9th April , 2020 ; 


Now , therefore , in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 
of 1951 ) , the name of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of the 
aforementioned six ( 6 ) States are hereby notified for general information : 


Sl . No. 


Name of the member 


State 


1 


Shri Deepender Singh 
Shri Ram Chander Jangra 


2 


3 


Sri K. Keshava Rao 


Haryana 
Haryana 
Telangana 

Telangana 
Chhattisgarh 
Chhattisgarh 


4 


Sri K.R. Suresh Reddy 


5 


Shri Kavi Tejpal Singh Tulsi 


6 


Smt . Phulo devi Nctam 


7 


Sri Amarendra Dhari Singh 


Bihar 


8 


Sri Prem Chand Gupta 


Bihar 


9 


Sri Ramnath Thakur 


Bihar 


10 


Sri Vivek Thakur 


Bihar 


11 


Bihar 


Sri Haribansh Narayan Singh 
Biswajit Daimary 


12 


Assam 


13 


Bhubaneswar Kalita 


Assam 


14 


Ajit Kumar Bhuyan 


Assam 


15 


Indu Bala Goswami 


Himachal Pradesh 


[ F. No. H.11024 / 1 / 2020 - Leg . II ] 


Dr. REETA VASISHTA , Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SARVESH KUMAR gennem den ene 


SRIVASTAVA 


Date 2020.041010.00.02 . 105'30 


